निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आश्विन 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 827 ) पटना , वृहस्पतिवार , 22 अक्तूबर 2020 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

21 अक्तूबर 2020 
बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में वक्फ अधिनियम 1995 , 

(यथा संशोधित 2013 ) की धारा 14 ( 1 ) ( ख ) के अधीन अधिसूचना 
सं० अ ० सं० क०-10-15 ( वक्फ ) -05 / 2020-2113 - वक्फ अधिनियम, 1995 , ( यथा संशोधित 2013 ) की धारा 
14 ( 9) के अधीन प्रदत्त शक्ति के तहत बिहार सरकार अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित व्यक्ति बिहार राज्य शिया 
वक्फ बोर्ड, पटना के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते है । वे वक्फ अधिनियम 1995 , (यथा संशोधित 2013 ) की 
धारा 15 के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से पाँच वर्षों तक ( संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य अपने कार्यकाल 
तक तथा राज्य सरकार के पदाधिकारी अपनी सेवाकाल तक या पाँच वर्ष जो पहले हो) बोर्ड के सदस्य के रूप में पद 
धारण करेंगे । 
सदस्य का नाम 

यदि निर्वाचित 

अभ्युक्ति 
सं ० 

सदस्य हो तो | निर्दिष्ट हो तो 
निर्वाचक 

नाम निर्देशन 
मंडल का 

की कोटि का 
नाम 


क्र ० 


पता 


उम्र 


यदि नाम 


नाम 


1 


2 


3 


5 


7 


1 


श्री सैयद गुलाम हुसैन 


लाईन बाजार, पूर्णियाँ 


69 


विधान मंडल 
के पूर्व सदस्य 
मोतवल्ली 


2 


श्री सैयद इसरार हुसैन 


71 


3 


शहनाज फातमा 


करार साहब की बाड़ी, 
चंदवाड़ा, मुजफ्फपुर 


मोहल्ला बटाउ कुआँ, 
बंगाली कॉलोनी, 
पो ० - बेगमपुर, 
पटना सिटी -08 


राज्य विधिज्ञ 


34 


परिषद की 
वर्तमान सदस्या 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अक्तूबर 2020 


क्र ० 


सदस्य का नाम 


पता 


उम्र 


अभ्युक्ति 


सं ० 


यदि निर्वाचित 

यदि नाम 
सदस्य हो तो | निर्दिष्ट हो तो 
निर्वाचक 

नाम निर्देशन 
मंडल का 

की कोटि का 
नाम 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


4 


श्री सैयद अफजल अब्बास 


संसद सदस्य 
के स्थान पर 


54 


5 


श्री सैयद आसिफ ईमाम 


मुस्लिम संगठन 


--- 


30 


ग्राम -लसकरीपुर , 
थाना जनता बाजार, 
छपरा 
हुसैन मंजिल, पन्डरीवा 
लेन, सेल्स टैक्स ऑफिस 
के नजदीक, पटना सिटी 
प्राचार्य, मदरसा 
सुलेमानिया, पटना 
विशेष कार्य पदाधिकारी 
विज्ञान एवं प्रावैधिकी 
विभाग, पटना 


6 


मुस्लिम विद्वान 


61 


श्री मौलाना डॉ ० सैयद 
अमानत हुसैन 
श्री मिर्जा आरिफ रजा 


7 


राज्य सरकार के 
पदाधिकारी 


58 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
अपर मुख्य सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 827-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


